than 


R 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

30 फाल्गुन , 1936 ( श० ) 
संख्या 17 3 राँची, शनिवार 

21 मार्च, 2 0 15 ( ई०) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 


13 मार्च, 2015 


संख्या. 3/ पद- 01 (घ)- 06 / 2014 का .. 2393-- उप वन संरक्षक , योजना ( जनजातीय क्षेत्र) , राँची के 
पद पर पदस्थापित श्री एस0पी0 नेगी, भा0व0से0 की सेवा वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड , राँची से 
लेते हुए उन्हें अगले आदेश तक अपने वेतनमान में निदेशक खान , खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, 
राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अखिलेश कुमार बाजपेयी, 


सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 17 3 – 50 । 


